"" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 माघ, 1939 ( श०) 


संख्या- 46 राँची , गुरुवार , 


1 फरवरी , 2018 (ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
15 दिसम्बर, 2017 


संख्या - 1/ स्था०शि०स्था०नि०/ 20/2015 - 7732( अनु०) -- भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के 
परन्तुक में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड नगरपालिका 
सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम -20. 3 के प्रावधान के आलोक में उक्त नियमावली को संशोधित 
करते हुए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ 
(i) संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग ( संशोधन ) नियमावली, 

2017 कही जायेगी । 


( ii ) विस्तार :- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा | 
(iii ) प्रभाव की तिथि :- यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 1 फरवरी, 2018 


झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है: 
2.1 नियमावली में जहाँ - जहाँ नगर विकास विभाग अंकित है, के स्थान पर नगर विकास एवं 

आवास विभाग प्रतिस्थापित किया जाता है | 
2.2 नगरपालिका संवर्ग हेतु स्वीकृत सभी पद झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग ( संशोधन ) 

नियमावली, 2017 के अन्तर्गत माने जायेंगे । 
2.3 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 की अनुसूची-1 (क), ( ख) एवं (ग) को 

प्रतिस्थापित करते हुए , अनुसूची -1 (क) से अनुसूची-1 ( ञ) तक जोड़ा जाता है । 
2. 4 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग के लिए सृजित विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु विषय , 

पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप निम्न प्रकार होगा: 
2.4.1 सहायक नगर आयुक्त /कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति 

हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा का विषय, पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप वही 

होगा, जो झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा हेतु लागू है । 
2.4.2 सहायक अभियंता ( असैनिक ) एवं सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर नियुक्ति 

हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा का विषय , पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप 
पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या- 2376 ( एस ) दिनांक 
12 अप्रैल , 2016 के द्वारा अधिसूचित , झारखण्ड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति 
नियमावली, 2016 ( समय- समय पर यथासंशोधित ) में निहित प्रावधान के 

अनुरूप होगा । 
2.4.3 लेखा पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जानेवाली परीक्षा का विषय , 

पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप वही होगा, जो “ झारखण्ड लेखा सेवा नियमावली, 

2008 (संशोधित 2014)" हेतु लागू है । 
2.4.4 सहायक लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेत् आयोजित की जानेवाली 

परीक्षा का विषय , पाठ्यक्रम एवं पूर्णांक का स्वरूप स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति 

एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली , 2010 में निहित प्रावधान के अनुरूप होगा | 
2.5 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-7 के प्रावधान निम्नवत हैं: 

" प्रत्येक वर्ष की 31 दिसम्बर तक की कुल रिक्तियों की संख्या, जिसमें अनुसूचित 
जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए आरक्षित पदों की संख्या 
अवधारित कर किया जायेगा तथा इसकी सूचना नियुक्ति हेतु अगले वर्ष की 31 जनवरी 
तक झारखण्ड लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकेगी। " 

उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए, निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 1 फरवरी , 2018 


2.6 


नियम - 7 विभाग संवर्ग समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी की स्थिति के आधार 

पर रिक्तियों की गणना करेगा | 

उक्त रूप में परिगणित रिक्तियों का रोस्टर कलीयरेन्स कराकर 
आरक्षण कोटिवार अधियाचना 28 / 29 फरवरी तक झारखण्ड लोक सेवा 

आयोग/ झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को भेजेगा । 
झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम-10.2 में अंकित वाक्य इसी 
प्रकार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किये जानेवाले पदों के 
लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा एवं 
अन्तर्वीक्षा आयोजित की जायेगी। को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है - 

इसी प्रकार झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त किये 
जानेवाले पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप चयन आयोग द्वारा 
लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी । 
झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम -6.3 के प्रावधान निम्नवत हैं: 

“ सेवा में सम्मिलित पदों को अनुसूची में अन्तर्विष्ट ( Restrictions ) के अध्यधीन 
रहते हुए सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा । 


2. 7 


परंतु यह कि विशेष परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के प्रस्ताव 
पर किसी शहरी स्थानीय निकाय के मामले में राज्य सरकार अपने आदेश द्वारा अनुसूची 
की प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगी । " 


. 


उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए, निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है: 

“ सेवा में सम्मिलित पदों को अनुसूची में अन्तर्विष्ट ( Restrictions ) के अध्यधीन 
रहते हुए सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा । 

परंतु यह कि विशेष परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार नियुक्ति प्राधिकारी के प्रस्ताव 
पर किसी शहरी स्थानीय निकाय के मामले में राज्य सरकार अथवा यदि वह विषय 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग से संबंधित हो , तो ऐसी स्थिति में आयोग की सहमति प्राप्त 
करते हुए , अनुसूची की प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेगी । " 
झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के नियम -6.4 के प्रावधान निम्नवत है - 


2.8 


“प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए सचिव, नगर विकास विभाग एवं 
निदेशक , नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में अलग- अलग प्रोन्नति समिति का 
गठन विभाग द्वारा राज्य सरकार के नियमों के आलोक में किया जायेगा | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 1 फरवरी, 2018 


उक्त प्रावधान को विलोपित करते हुए , निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है: 
नियम -6.4 नगरपालिका सेवा संवर्ग के अराजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेत् निदेशक , 

नगरीय प्रशासन निदेशालय की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति का गठन 
विभाग द्वारा किया जायेगा । 

नगरपालिका सेवा संवर्ग के मूल कोटि के राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति 
हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा मनोनीत 
सदस्य की अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया 
जायेगा । 

नगरपालिका सेवा संवर्ग के मूल कोटि ( राजपत्रित) के पदों को 
छोड़कर शेष राजपत्रित पदों पर प्रोन्नति हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की 

अध्यक्षता में प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा | 
2.9 झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली, 2014 के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे । 
3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 5 दिसम्बर , 2017 में मद संख्या - 17 के रूप में स्वीकृति 
प्राप्त है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


1 


3 


I 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 फरवरी , 2018 
झारखण्ड नगरपालिका सेवा संवर्ग अन्तर्गत गठित विभिन्न श्रेणी के पदों का वेतनमान, योग्यता एवं नियोक्ता सहित 

नियमित एवं प्रोन्नति के संवर्गीय पदों का निर्धारण : 

अनुसूची-1(क ) 

प्रशासनिक संवर्ग 
सेवा संवर्ग में 

वेतनमान/पे- बैण्ड न्यूनतम शैक्षणिक 
सम्मिलित पदों का | 

अनुशासनिक कार्रवाई 

नियोक्ता प्रोन्नति समिति 
एवं ग्रेड- पे योग्यता/ अहर्ता 

हेतु संगत नियमावली 
नाम 

2 
सहायक नगर आयुक्त | PB-II- 9300 - 34800 | सीधी भर्ती का पद । झारखण्ड लोक सेवा आयोग की 

झारखण्ड सरकारी सेवक 
G . P .- 5400 किसी मान्यता प्राप्त । अनुशंसा पर विभाग द्वारा 

(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
कार्यपालक पदाधिकारी/ 

विश्वविदयालय से स्नातक 

नियुक्ति । 
विशेष पदाधिकारी 

अपील) नियमावली, 2016 
उत्तीर्ण । 
उप नगर आयुक्त PB-III - 15600 प्रोन्नति के प्रथम सोपान । विभागीय प्रोन्नति समिति की सदस्य राजस्व पर्षद 

तथैव । 
39100 

अनुशंसा पर सभी पद सहायक की अध्यक्षता में 
G . P .- 6600 

नगर आयुक्त/ कार्यपालक । गठित विभागीय 
पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी प्रोन्नति समिति । 
की प्रोन्नति से विभाग द्वारा 

भरे जायेंगे । 
अपर नगर आयुक्त PB- III -15600 प्रोन्नति के दवितीय विभागीय प्रोन्नति समिति की सदस्य राजस्व पर्षद 

तथैव । 
39100 

सोपान । 

अनुशंसा पर सभी पद पर उप | की अध्यक्षता में 
G . P.- 7600 

नगर आयुक्त की प्रोन्नति से । गठित विभागीय 
विभाग द्वारा भरे जायेंगे । प्रोन्नति समिति । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 फरवरी, 2018 


क्र० 


प्रोन्नति समिति 


सेवा संवर्ग में सम्मिलित वेतनमान/ पे- बैण्ड 
पदों का नाम 

एवं ग्रेड - पे 
2 

3 


अनुशासनिक कार्रवाई 
हेतु संगत नियमावली 


6 


कनीय अभियंता 
(सिविल एवं यांत्रिक ) 


PB -II - 9300 - 34800 

G . P - 4200 


झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील) नियमावली, 

2016 


अनुसूची- 1( ख ) 

तकनीकी संवर्ग 

( अ ) अभियंत्रण पद समूह 
न्यूनतम शैक्षणिक 

नियोक्ता 
योग्यता/ अहर्ता 

5 
सीधी भर्ती के लिए किसी 

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / 

निदेशक , नगरीय प्रशासन द्वारा नियुक्त किया 
संस्थान से सिविल या यांत्रिक में 

जायेगा । 
डिप्लोमा । 
नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पद । झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा 

सीधी भर्ती के लिए किसी उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद 
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा | प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत 
परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान | पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा 

से सिविल में स्नातक । पर विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की जायेगी । 
नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पद । झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा 

सीधी भर्ती के लिए किसी उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में 
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद 
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत 
परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान | पदों पर झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा 

से यांत्रिक में स्नातक । पर विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की जायेगी । 


सहायक अभियंता 
2 . | (सिविल)/ अधीक्षण अभियंता 

के तकनीकी सलाहकार 


PB-II- 9300 - 34800 

G . P .-5400 


झारखण्ड लोक सेवा 
आयोग के अध्यक्ष अथवा 
उनके द्वारा मनोनीत 
सदस्य की अध्यक्षता में 
गठित प्रोन्नति समिति । 


तथैव । 


सहायक अभियंता 
( परिवहन / यांत्रिक ) 


PB- II - 9300- 34800 

G . P .-5400 


झारखण्ड लोक सेवा 
आयोग के अध्यक्ष अथवा 
उनके द्वारा मनोनीत 
सदस्य की अध्यक्षता में 
गठित प्रोन्नति समिति । 


तथैव । 


कार्यपालक अभियंता/ मुख्य 
अभियंता के तकनीकी 

सलाहकार 


PB-III -15600- 39100 

G. P.-6600 


प्रोन्नति के पद 


सदस्य राजस्व पर्षद की 
अध्यक्षता में गठित 
विभागीय प्रोन्नति 

समिति । 


झारखण्ड सरकारी सेवक 
। (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली , 

2016 


विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सभी 

पद प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे। 


अधीक्षण अभियंता 


PB-IV - 37400 - 67000 

G. P.- 8700 


प्रोन्नति के पद 


तथैव । 


तथैव । 


मुख्य नगर अभियंता 


PB-IV - 37400 -67000 

G. P .- 8900 


प्रोन्नति के पद 


तथैव । 


तथैव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 फरवरी, 2018 


( आ ) अभियंत्रण पद समूह 


सेवा संवर्ग में 
सम्मिलित पदों 

का नाम 


वेतनमान/ पे 
बैण्ड एवं ग्रेड- पे 


न्यूनतम शैक्षणिक 
योग्यता/ अहर्ता 


नियोक्ता 


__ अनुशासनिक 
प्रोन्नति समिति कार्रवाई हेतु संगत 

नियमावली 


झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली, 2016 
झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली , 2016 


2. 


। 


कनीय अभियंता | PB-II-9300 -34800 | सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता | झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की 

G. P.- 4200 
(विद्युत ) 

प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से 

अनुशंसा पर निदेशक , नगरीय प्रशासन 
विद्युत में डिप्लोमा । 

द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति की 

जायेगी । 
सहायक अभियंता | PB-II - 9300 - 34800 | 

एवं प्रोन्नति के पद । झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष झारखण्ड लोक सेवा 
G.P.-5400 
(विद्युत ) 

सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यता । अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की | आयोग के अध्यक्ष 

प्राप्त विश्वविद्यालय / अखिल ___ अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति अथवा उनके द्वारा 
भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से द्वारा 25 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा भरे मनोनीत सदस्य की 
मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्युत | जायेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत पदों पर अध्यक्षता में गठित 
अभियंत्रण या इसके समकक्ष विषय झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा | प्रोन्नति समिति । 
में स्नातक । 

पर विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की 

जायेगी। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 1 फरवरी, 2018 


(इ ) गैर अभियंत्रण पद समूह 


क्र० 


सेवा संवर्ग में 
सम्मिलित पदों का 

नाम 


वेतनमान/ पे 
बैण्ड एवं ग्रेड-पे 


न्यूनतम शैक्षणिक 
योग्यता/ अहर्ता 


नियोक्ता 


प्रोन्नति 
समिति 


अनुशासनिक 
कार्रवाई हेतु संगत 
नियमावली 


2 


6 


1. | 


पाईप लाईन इंस्पेक्टर 


. . . 


झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली , 2016 


___ 4 
| PB-1- 5200-20200 | सीधी भर्ती 

सीधी भर्ती के लिए किसी झारखण्ड कर्मचारी चयन 
G. P .- 1900 

मान्यता प्राप्त औद्योगिक आयोग की अनुशंसा पर 
प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बिंग निदेशक , नगरीय प्रशासन 
ट्रेड में उत्तीर्ण। 

द्वारा सभी पदों पर 

नियुक्ति की जायेगी। 
PB-I-5200 - 20200 सीधी भर्ती के लिए किसी झारखण्ड कर्मचारी चयन 

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / आयोग की अनुशंसा पर 
संस्थान से विद्युत में पोस्ट | निदेशक , नगरीय प्रशासन 
ग्रेजुएट डिप्लोमा । द्वारा सभी पदों पर 

नियुक्ति की जायेगी । 


2. 


स्ट्रीट लाईट इंस्पेक्टर 


- - - 


G . P .- 2400 


झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 1 फरवरी, 2018 


अनुसूची-1 ( ग) 


लेखा संवर्ग 


सेवा संवर्ग में सम्मिलित पदों | वेतनमान / पे- बैण्ड 


अनुशासनिक 
कार्रवाई हेतु संगत 


क्र० 


न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/ अहर्ता 


नियोक्ता 


प्रोन्नति समिति 


का नाम 


एवं ग्रेड - पे 


नियमावली 


७ 


निम्नवर्गीय लिपिक/कार्यालय | PB-I-5200- 20200 | सीधी भर्ती का पद । किसी मान्यता प्राप्त । झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा 


तथैव । 


G . P - 1900 


सहायक- सह- लेखापाल/ लेखा 


महाविद्यालय/ संस्थान से इन्टरमिडियट/ 10 + 2 | पर निदेशक, नगरीय प्रशासन द्वारा सभी पदों 


लिपिक/ लेखापाल - सह- कम्प्यूटर 


तथा हिन्दी टाईपिंग में यथा सरकार द्वारा 


पर नियुक्ति किया जायेगा । 


ऑपरेटर 


समय - समय पर निर्धारित न्यून्तम गति । 


लेखापाल- सह - कैशियर । 


PB-I- 5200 - 20200 


प्रोन्नति के पद 


निदेशक , नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में 


निदेशक - अध्यक्ष, कार्मिक, । तथैव । 


G . P - 2400 


लेखापाल 


गठित प्रोन्नति समिति द्वारा सभी पद प्रोन्नति 


प्रशासनिक सुधार तथा 


दवारा भरे जायेंगे । 


राजभाषा विभाग द्वारा 


अनुसूचित जाति / अनुसूचित 
जनजाति के लिए नामित 


सदस्य , उप निदेशक 


सदस्य , सहायक निदेशक 


सदस्य सचिव । 


3. | सहायक लेखा पदाधिकारी 


PB-II-9300 


प्रोन्नति के पद 


निदेशक , नगरीय प्रशासन की अध्यक्षता में 


निदेशक- अध्यक्ष , कार्मिक , । तथैव । 


34800 


गठित प्रोन्नति समिति द्वारा सभी पद प्रोन्नति 


प्रशासनिक सुधार तथा 


G.P-4200 


द्वारा भरे जायेंगे । 


राजभाषा विभाग द्वारा 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 फरवरी, 2018 


अनुसूचित जाति / अनुसूचित 


जनजाति के लिए नामित 


सदस्य , उप निदेशक 


सदस्य, सहायक निदेशक 


सदस्य सचिव । 


4. | लेखा पदाधिकारी 


PB- III - 9300 


नियुक्ति एवं प्रोन्नति के पद । सीधी भर्ती के 


झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा 


झारखण्ड लोक सेवा आयोग झारखण्ड सरकारी 


34800 


लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / 


उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की अध्यक्षता में 


के अध्यक्ष अथवा उनके 


सेवक (वर्गीकरण , 


G . P - 5400 


संस्थान से वाणिज्य / अर्थशास्त्र/ गणित / 


गठित प्रोन्नति समिति द्वारा 25 प्रतिशत पद 


द्वारा मनोनीत सदस्य की नियंत्रण एवं अपील ) 


सांख्यिकी में स्नातक 


प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे एवं शेष 75 प्रतिशत 


अध्यक्षता में गठित 


नियमावली, 2016 


पद झारखण्ड लोक सेवा आयोग की अनुशंसा 


प्रोन्नति समिति । 


पर विभाग द्वारा सीधी नियुक्ति की जायेगी । 
विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर कुल 


5 . | मुख्य लेखा पदाधिकारी 


PB- III - 15600 - | प्रोन्नति के पद 


सदस्य , राजस्व पर्षद की 


तथैव । 


39100 


पद प्रोन्नति से विभाग द्वारा भरे जायेंगे । 


अध्यक्षता में गठित 


G.P - 6600 


विभागीय प्रोन्नति समिति । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 फरवरी, 2018 


11 


क्र० 


| सेवा संवर्ग में सम्मिलित 

पदों का नाम 


वेतनमान/ पे 
बैण्ड एवं ग्रेड- पे 


अनुशासनिक कार्रवाई 
हेतु संगत नियमावली 


5 


1 . | राजस्व निरीक्षक 


PB-I-5200 - 20200 

G. P -2400 


अनुसूची-1 ( घ) 

राजस्व संवर्ग 
म शैक्षणिक 
नियोक्ता 

प्रोन्नति समिति 
योग्यता/ अहर्ता 

4 
सीधी भर्ती का पद । किसी । झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग - --- 
मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/ की अनुशंसा पर निदेशक , नगरीय 
संस्थान से वाणिज्य/ अर्थशास्त्र/ प्रशासन द्वारा नियुक्त किया 
गणित/ सांख्यिकी में स्नातक 

जायेगा । 
प्रोन्नति के पद 

निदेशक - अध्यक्ष , 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा 
राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित 
जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए 
नामित सदस्य , उप निदेशक - सदस्य , 

सहायक निदेशक - सदस्य सचिव । 
प्रोन्नति के पद 

तथैव । 


झारखण्ड सरकारी 

सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 

तथैव । 


2. | सहायक कर अधीक्षक 


PB- I- 5200- 20200 

G. P - 2800 


तथैव । 


PB-II - 9300 

34800 
G . P- 4200 


तथैव । 


तथैव । 


सहायक राजस्व 
पदाधिकारी (एसेस्मेंट 
एण्ड भैल्युएशन 

ऑफिसर/ टैक्स 
सुपरिटेन्डेंट/ सहायक 
मुल्यांकण पदाधिकारी 

का पद एकीकृत ) 
चीफ एसेस्मेंट एवं । 
भैलयुएशन पदाधिकारी 


तथैव । 


तथैव । 


प्रोन्नति के पद 


PB-III - 15600 

39100 
G . P -6600 


सदस्य राजस्व पर्षद की 

अध्यक्षता में गठित 
विभागीय प्रोन्नति समिति । 


विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा पर सभी पद पर सहायक 
राजस्व पदाधिकारी/ एसेस्मेंट एण्ड 

न ऑफिसर/टैक्स 
सुपरिटेन्डेंट की प्रोन्नति से विभाग 

दवारा भरे जायेंगे । 


झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 फरवरी, 2018 


अनुसूची-1 (1) 
लोक स्वास्थ्य संवर्ग 


सेवा संवर्ग में 


वेतनमान/ पे 


सम्मिलित पदों 


न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/ अहर्ता 


नियोक्ता 


प्रोन्नति समिति 


अनुशासनिक 
कार्रवाई हेतु संगत 

नियमावली 


बैण्ड एवं ग्रेड- पे 


का नाम 


2 


सेनेटरी 


झारखण्ड कर्मचारी चयन 


झारखण्ड सरकारी 


PB-I-5200 - 20200 | सीधी भर्ती का पद । किसी मान्यता 
G . P - 2000 

प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से 


सुपरवाईजर 


आयोग की अनुशंसा पर 


सेवक (वर्गीकरण , 


स्नातक अथवा पोस्ट ग्रेजएट 


निदेशक , नगरीय प्रशासन 


नियंत्रण एवं अपील ) 


डिप्लोमा इन सेनेटरी । 


दद्वारा सभी पदों पर 


नियमावली , 2016 


किया जायेगा। 


झारखण्ड कर्मचारी चयन 


झारखण्ड सरकारी 


सेनेटरी एण्ड | PB-I-5200- 20200 | सीधी भर्ती का पद । किसी मान्यता 

G . P - 2400 
फुड इंस्पेक्टर 

प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से 


आयोग की अनुशंसा पर 


सेवक ( वर्गीकरण, 


स्नातक अथवा पोस्ट ग्रेजुएट 


निदेशक , नगरीय प्रशासन 


नियंत्रण एवं अपील ) 


डिप्लोमा इन फुड एण्ड हाइजिन । 


द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति 


नियमावली, 2016 


किया जायेगा। 


3 . 


। 


चीफ सैनेटरी 


| PB-II-9300 -34800 


प्रोन्नति का पद । 


निदेशक - अध्यक्ष, कार्मिक , प्रशासनिक | 


झारखण्ड सरकारी 


G . P - 4200 


इंस्पेक्टर 


सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा 


सेवक (वर्गीकरण, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 1 फरवरी , 2018 


13 


| अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं अपील ) 
लिए नामित सदस्य, उप निदेशक- सदस्य, नियमावली , 2016 

सहायक निदेशक - सदस्य सचिव । 


4. | सहायक लोक 


झारखण्ड लोक सेवा आयोग की 


झारखण्ड सरकारी 


PB-II -9300- 34800 | सीधी भर्ती का पद । किसी मान्यता । 
G . P -5400 

प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से 


स्वास्थ्य 


अनुशंसा पर विभाग द्वारा 


सेवक (वर्गीकरण , 


पदाधिकारी 


चिकित्सा विज्ञान में स्नातक । 


| नियुक्ति । 


नियंत्रण एवं अपील) 


नियमावली, 2016 


5 . | लोक स्वास्थ्य 


PB-III - 15600 


प्रोन्नति का पद ( सहायक लोक 


सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में 


झारखण्ड सरकारी 


39100 


विभागीय प्रोन्नति समिति की 


पदाधिकारी 


स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद से 


गठित विभागीय प्रोन्नति समिति । 


सेवक (वर्गीकरण, 


G . P - 6600 


अनुशंसा पर सभी पद प्रोन्नति 


प्रोन्नति ) 


नियंत्रण एवं अपील ) 


से विभाग द्वारा भरे जायेंगे 


नियमावली , 2016 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 1 फरवरी, 2018 


अनुसूची- 1 ( च ) 


हार्टिकल्चर संवर्ग 


वेतनमान/ पे 
बैण्ड एवं ग्रेड- पे 


न्यूनतम शैक्षणिक 
योग्यता/ अहर्ता 


नियोक्ता 


प्रोन्नति समिति 


अनुशासनिक कार्रवाई हेतु 

संगत नियमावली 


सेवा संवर्ग में 
क्र० सम्मिलित पदों 

का नाम 
1 || 2 
1. गार्डेन अधीक्षक 


4 
सीधी भर्ती का पद । 


PB- II -9300 

34800 
G . P - 4200 


किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय/ संस्थान से 
कृषि विज्ञान/ हार्टिकल्चर । | 
वाणिकी में स्नातक । 
प्रोन्नति का पद । 


झारखण्ड कर्मचारी चयन 
आयोग की अनुशंसा पर 
निदेशक, नगरीय प्रशासन 
द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति 

किया जायेगा । 


झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली, 

2016 


हार्टिकल्चर 
पदाधिकारी 


PB- II - 9300 

34800 
G . P - 4600 


निदेशक - अध्यक्ष , कार्मिक, प्रशासनिक झारखण्ड सरकारी सेवक 

सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा । (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं 
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अपील) नियमावली, 
लिए नामित सदस्य , उप निदेशक 

2016 
सदस्य , सहायक निदेशक- सदस्य सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 1 फरवरी, 2018 


अनुसूची -1 ( छ) 


जनसम्पर्क संवर्ग 


सेवा संवर्ग में 
सम्मिलित पदों का 

नाम 


वेतनमान / पे 
बैण्ड एवं ग्रेड- पे 


न्यूनतम शैक्षणिक 
योग्यता/ अहर्ता 


नियोक्ता 


प्रोन्नति समिति 


अनुशासनिक 
कार्रवाई हेतु संगत 
नियमावली 


2 


_ 4 


पब्लिसीटी सहायक 


| PB-I -5200 - 20200 

G . P - 2800 


सीधी भर्ती का पद । 

झारखण्ड कर्मचारी चयन 
किसी मान्यता प्राप्त ___ आयोग की अनुशंसा पर 
विश्वविद्यालय/ संस्थान से मास निदेशक , नगरीय प्रशासन 

कम्प्युनिकेशन एवं इसके द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति 
समकक्ष विषय में स्नातक । 

किया जायेगा । 
प्रोन्नति का पद । 


सहायक जन सम्पर्क | PB- II -9300 -34800 

G . P - 4200 
पदाधिकारी/ जनसम्पर्क 

पदाधिकारी 


झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण, 
नियंत्रण एवं 

अपील ) 

नियमावली , 2016 
निदेशक - अध्यक्ष, 

झारखण्ड सरकारी 
कार्मिक , प्रशासनिक 

सेवक ( वर्गीकरण , 
राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित नियंत्रण एवं 
जाति/ अनुसूचित जनजाति के । अपील ) 
लिए नामित सदस्य , उप नियमावली , 2016 
निदेशक - सदस्य , सहायक 
निदेशक - सदस्य सचिव । 


16 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 1 फरवरी, 2018 


अनुसूची-1 ( ज) 


विधि संवर्ग 


क्र० 


वेतनमान / पे 
बैण्ड एवं ग्रेड- पे 


न्यूनतम शैक्षणिक 
योग्यता/ अहर्ता 


नियोक्ता 


प्रोन्नति समिति 


सेवा संवर्ग में 
सम्मिलित पदों 
का नाम 

2 
विधि सहायक 


अनुशासनिक 
कार्रवाई हेतु संगत 
नियमावली 


6 


_ 1 
1. 


4 
| PB -1-5200 -20200 | सीधी भर्ती का पद । 

झारखण्ड कर्मचारी चयन 
G . P - 2800 

किसी मान्यता प्राप्त आयोग की अनुशंसा पर 
विश्वविद्यालय/ संस्थान से । निदेशक , नगरीय प्रशासन 
विधि में स्नातक । __ द्वारा सभी पदों पर 

नियुक्ति किया जायेगा । 
PB-II - 9300 

प्रोन्नति का पद । 
34800 
G. P -4200 


झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) 
नियमावली, 2016 


सहायक विधि 
पदाधिकारी 


निदेशक- अध्यक्ष, कार्मिक, प्रशासनिक झारखण्ड सरकारी 

सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सेवक (वर्गीकरण, 
अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं अपील ) 
लिए नामित सदस्य, उप निदेशक - सदस्य, | नियमावली, 2016 

सहायक निदेशक - सदस्य सचिव । 
झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष । झारखण्ड सरकारी 
अथवा उनके द्वारा मनोनीत सदस्य की | सेवक (वर्गीकरण, 
अध्यक्षता में गठित प्रोन्नति समिति । । नियंत्रण एवं अपील ) 

नियमावली, 2016 


3. विधि पदाधिकारी 


प्रोन्नति का पद । 


PB-II-9300 

34800 
G . P -5400 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 1 फरवरी, 2018 


अनुसूची-1 ( झ ) 


भेटनरी संवर्ग 


सेवा संवर्ग में सम्मिलित | वेतनमान/पे 

पदों का नाम बैण्ड एवं ग्रेड - पे 


क्र० 


न्यूनतम शैक्षणिक 
योग्यता/ अहर्ता 


नियोक्ता 


अनुशासनिक कार्रवाई हेतु 

संगत नियमावली 


प्रोन्नति समिति 


4 


- 


- 


- 


- 


- 


झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) 

नियमावली , 2016 


2 
भेटनरी सहायक / PB-I- 5200 - 20200 | सीधी भर्ती का पद । किसी झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 

G . P - 1900 
चिकित्सा सहायक 

मान्यता प्राप्त महाविधालय / ___ की अनुशंसा पर निदेशक , 
संस्थान से जीव विज्ञान में नगरीय प्रशासन द्वारा सभी 
इन्टरमिडियट । 

पदों पर नियुक्ति किया जायेगा । 
भेटनरी ऑफिसर | PB-II-9300- 34800 सीधी भर्ती का पद । किसी झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 

G . P - 4200 
मान्यता प्राप्त 

की अनुशंसा पर निदेशक , 
महाविधालय/ संस्थान से पशु नगरीय प्रशासन द्वारा सभी 

चिकित्सा विज्ञान में स्नातक । | पदों पर नियुक्ति किया जायेगा । 
चिकित्सा पदाधिकारी । 

प्रोन्नति का पद । झारखण्ड लोक सेवा आयोग की 

अनुशंसा पर विभाग द्वारा 

नियुक्ति । 


झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 

नियमावली , 2016 


PB- II - 93 


- 34800 


3. | 


G . P - 5400 


झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 
अपील ) नियमावली, 2016 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 1 फरवरी, 2018 


अनुसूची-1 (ञ ) 
ऑफिस मैनेजेमेंट संवर्ग 


सेवा संवर्ग में सम्मिलित 

पदों का नाम 


प्रोन्नति समिति 


अनुशासनिक कार्रवाई 
हेतु संगत नियमावली 


2 


निम्नवर्गीय लिपिक/ 


कार्यालय सहायक - सह 
कम्प्यू टर ऑपरेटर । 
लेखा लिपिक - सह 
कम्प्यू टर ऑपरेटर 


झारखण्ड सरकारी 
सेवक ( वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली, 2016 


( अ) लिपिकीय पद समूह 
वेतनमान/ पे - न्यूनतम शैक्षणिक 

नियोक्ता 
बैण्ड एवं ग्रेड - पे योग्यता/ अहर्ता 

5 
PB -I-5200 -20200 | सीधी भर्ती का पद । किसी झारखण्ड कर्मचारी चयन 
G. P - 1900 

मान्यता प्राप्त महाविद्यालय / आयोग की अनुषंसा पर 
संस्थान से इन्टरमिडियट / 10 + 2 

निदेषक, नगरीय प्रशासन 
तथा हिन्दी टाईपिंग में यथा । 

द्वारा सभी पदों पर 
सरकार द्वारा समय- समय पर 
निर्धारित न्यून्तम गति । 

नियुक्ति किया जायेगा । 
PB-II- 9300 - 34800 प्रोन्नति का पद 
G . P - 4200 

(निम्नवर्गीय लिपिक से 

प्रोन्नति ) 
किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय / संस्थान से 

स्नातक उत्तीर्ण 


प्रषाखा पदाधिकारी / भू 
सम्पदा पदाधिकारी / 
कार्यालय अधीक्षक 


निदेशक - अध्यक्ष, 

झारखण्ड सरकारी 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा सेवक (वर्गीकरण , 
विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित । 

| नियंत्रण एवं अपील ) 
जनजाति के लिए नामित सदस्य , उप 

| नियमावली, 2016 
निदेशक - सदस्य , सहायक निदेशक - सदस्य 

सचिव । 
निदेशक - अध्यक्ष, 

झारखण्ड सरकारी 
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा सेवक (वर्गीकरण, 
विभाग द्वारा अनुसूचित जाति / अनुसूचित नियंत्रण एवं अपील ) 
जनजाति के लिए नामित सदस्य, उप 

नियमावली, 2016 
निदेशक - सदस्य , सहायक निदेशक - सदस्य 

सचिव। 


3. | प्रशासी पदाधिकारी 


PB- II - 9300 - 34800 

G. P - 4600 


प्रोन्नति का पद । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 1 फरवरी, 2018 


( आ ) आशुलिपिकीय पद समूह 


सेवा संवर्ग में 
क्र० सम्मिलित पदों का 


वेतनमान /पे 
बैण्ड एवं ग्रेड- पे 


न्यूनतम शैक्षणिक 
योग्यता/ अहर्ता 


नियोक्ता 


प्रोन्नति समिति 


अनुशासनिक 
कार्रवाई हेतु संगत 

नियमावली 


नाम 


2 


7 


1. 


स्टेनोग्राफर/निजी | PB-I-5200 - 20200 

G . P - 2400 
सहायक 


झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग 

की अनुशंसा पर निदेशक , 
नगरीय प्रशासन द्वारा सभी 
पदों पर नियुक्ति किया जायेगा । 


सीधी भर्ती का पद । 
किसी मान्यता प्राप्त 
महाविद्यालय / संस्थान से 
इन्टरमिडियट / 10 + 2 तथा 

कण में यथा 
सरकार द्वारा समय- समय पर 
निर्धारित न्यून्तम गति । 

प्रोन्नति का पद 
( स्टेनोग्राफर से प्रोन्नति ) 


झारखण्ड सरकारी 
सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं 

अपील ) 
नियमावली, 2016 


प्राइवेट सेक्रेटरी - 


PB-II - 9300 - 34800 

G . P- 4200 


निदेशक- अध्यक्ष, 

झारखण्ड सरकारी 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा सेवक (वर्गीकरण, 
राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित नियंत्रण एवं 
जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए अपील) 
नामित सदस्य , उप निदेशक - सदस्य , | नियमावली, 2016 
सहायक निदेशक - सदस्य सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 1 फरवरी, 2018 


वेतनमान/ पे - बैण्ड 


सेवा संवर्ग में सम्मिलित | 

पदों का नाम 


(इ ) योजना लिपिक पद समूह 
न्यूनतम शैक्षणिक 

नियोक्ता 
योग्यता/ अहर्ता 


अनुशासनिक कार्रवाई 
प्रोन्नति समिति 

| हेतु संगत नियमावली 


एवं ग्रेड - पे 


5 


2 
प्लानिंग असिस्टेंट 


PB-I-5200 - 20200 

G . P - 2800 


सीधी भर्ती का पद । 

किसी मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय / संस्थान से 

स्नातक उत्तीर्ण 


झारखण्ड कर्मचारी चयन 
आयोग की अनुशंसा पर 
निदेशक, नगरीय प्रशासन 
द्वारा सभी पदों पर नियुक्ति 

किया जायेगा । 


7 
झारखण्ड सरकारी सेवक 
(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं 

अपील) नियमावली, 


2016 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 46 -- 50 


